निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 300 ) 


7 आषाढ 1933 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 28 जून 2011 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 


13 जून 2011 
सं० डी1- 0020 / 2011 - 34 — भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 82 / बिहार / (5 / 2006 ) / 2011 
दिनांक 4 मई 2011 की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति एवं निर्वाचन अर्जी संख्या 05 / 2006 में दिनांक 10 दिसम्बर 2010 को माननीय उच्च 
न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश / निर्णय को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर0 के0 प्रसाद , 

विशेष कार्य पदाधिकारी 
- सह - उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

- सह - सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 जून 2011 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001, तारीख 4 मई, 2011 / 14 वैशाख , 1933 ( शक ) 

सं0 82 / बिहार / (5 / 2006) / 2011 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में , 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्वाचन अर्जी सं05 / 2006 में दिये गये उच्च न्यायालय, पटना के तारीख 10 दिसम्बर 2010 के आदेश को 
प्रकाशित करता है । 

आदेश से , 

के0 अजय कुमार, 

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग | 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi-110001, Dated 4th May2011/ 14 Vaisakha , 1933 (Saka ) 

____ No. 82/ BR( 5/ 2006 )/ 2011 _ In pursuance of Section 106 of the Representation of the 
People Act, 1951 (43 of 1951) , the Election Commission hereby published Order dated the 10th 
December 2011 of the High Court of Judicature at Patna in Election Petition No. 5 of 2006 . 

By Order, 

K . AJAY KUMAR, 
Secretary, Election Commission of India . 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA 

E. P No .5 of 2006 
Tarkeshwar Singh, S / o Sri Ram Bahadur Singh, 
R/ o Village- Charihara, P. O and P. S - Mashrakh, District - Saran at Chapra. 

... .. .. .. .... Election Petitioner. 

Versus 
Kedar Nath Singh , S /o Sri Basudeo Singh , R / o Village - Mashrakh , 
Nehru Tola, P. O and P.S - Mashrakh, District- Saran at Chapra 

.. Respondents . 
31 . 10. 12. 2010 

This case is with respect to the election of 14th Bihar Legislative Assembly from 
37 , Mashrak Assembly Constituency for which election was held in the year 2005 . 

The term of the said Assembly Election has come to an end, whereafter another 
General Election has been concluded recently . 

In the said circumstances, this petition has become infructuous and is 
accordingly dismissed . 

S . N .HUSSAIN , J . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 300- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http : // egazette .bih .nic . in 


